रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 4418 ] 
No. 4418 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


fic 


; 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


6593 GI / 2022 


सी . जी . डी . एल . अ.- O1102022-239267 


CG - DL - E - 01102022-239267 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 सितम्बर , 2022 

का.आ. 4626 ( अ ) . –केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3973 ( अ ) दिनांक 23 अगस्त 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में NH 334 B 
के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 45.07 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


REGD . No. D. L. -33004/99 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 27 अगस्त 2022 
" को " दैनिक भास्कर " और " द इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 30 , 2022 / आश्विन 8 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 30 , 2022 / ASVINA 8 , 1944 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में NH 334B के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 45.07 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना 
सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 

राज्य का नाम : हरियाणा 

जिले का नाम : सोनीपत 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 

संख्या 

( हेक्टेयर में ) 

1 

5 


1 


2 


3 


| 4 


5 


6 


7 


8 


16 // 25 Min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 

| तालुक का नाम : सोनीपत 

गांव का नाम : असावरपुर ( 71 ) 

15 // 21 / 1 Min निजी 

15 // 21 / 2 Min निजी 


18 // 3 Min 


18 // 4 / 1 Min 


18 // 4 / 2 Min 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


257 Min 

निजी 

गांव का नाम : राई ( 69 ) 


3 


11 // 3 / 2 Min निजी 


4 


गैर कृषि 

गैर कृषि 

गैर कृषि 

गैर कृषि 


गैर कृषि 


गैर कृषि 


गैर कृषि 


कृषि 


0.0758802 


0.0682922 


0.0278227 


0.0480575 


0.0354108 


0.0505868 


0.0252934 


0.1062323 


6 


हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण 
( 15 // 21 / 1 ) 


हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण 
( 15 // 21 / 2 ) 


हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण 
( 16 // 25 ) 


नगर निगम सोनीपत 
( 18 // 3 / 2 ) 


सतपाल पुत्र कपूरचन्द पुत्र लेखराम 1/4 
भाग प्रवीन कुमार पुत्र पवन कुमार पुत्र 
जगननाथ 1/2 भाग मुशत्री श्रीमती मीनु 
पत्नी प्रवीन कुमार 1/4 भाग वासीदेह 
मुशत्री 
( 18 // 4 / 1 / 2 ) 


मदन गोपाल पुत्र मोहनराम पुत्र 
मुरारीलाल 3/4 भाग पुलकित गुप्ता पुत्र 
प्रवीण कुमार 1/16 भाग मुश्तरी प्रवीण 
कुमार पुत्र पवन कुमार पुत्र जगन्नाथ 

3/16 भाग मुश्तरियान मुश्तरी 

( 18 // 4 / 2 ) 


हरियाणा अर्बन विकास प्राधिकरण 
( 257 ) 


बालकिशन , रमेश कुमार , नरेस कुमार 
पुत्रान बदलूराम पुत्र भरत सिंह हर तीन 
सम भाग 1 / 6 भाग मोहन , राजीव उर्फ 
राजेश पुत्रान चरण सिंह पुत्र भरत सिंह 
हर दो समभाग 1/6 भाग विजय , मुकेश 
पुत्रान करतार सिंह पुत्र भरत सिंह हर दो 
समभाग 1 / 6 भाग श्रीमती जयवन्ती 
विधवा व श्रीमती अनीता पुत्री व कृष्ण , 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9 


11 // 4 Min 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कुल 


0.0607042 


0.4982801 


3 


राजीव , संजीव पुत्रान जिले सिंह पुत्र 
शेरसिंह हर पांच समभाग 5/36 भाग 
अश्विनी , कपिल पुत्रान अनिल पुत्र जिले 
सिंह हर दो समभाग 1/36 भाग सन्दीप , 
मनोज पुत्रान छतर सिंह पुत्र दरियाव 
सिंह हर दो समभाग 1/30 भाग अंकित 
पुत्र राजेन्द्र पुत्र दरियाव सिंह 1/30 भाग 
नीरज , योगेश पुत्रान जगविन्द्र पुत्र 
दरियाव सिंह हर दो समभाग 1/30 भाग 
रविन्द्र , राकेश पुत्रान गान्धीराम पुत्र 
दरियाव सिंह हर दो समभाग 1/30 भाग 
दीपक , हर्ष पुत्रान नेतराम पुत्र दरियाव 
सिंह हर दो समभाग 1/30 भाग सतबीर , 
राजबीर पुत्रान व राजकंला , राजबाला 
पत्रियां गोपीराम पुत्र शेरा हर चार 


| समभाग 1/9 भाग दीपक , सचिन पुत्रान 
सुखबीर पुत्र गोपी राम हर दो समभाग 
1/36 भाग श्रीमती कृष्णा देवी विधवा व 
मनीषा , नीरू , पिंकी , प्रिया पुत्रियां व 
आशीष , अक्षय पुत्रान शिवनारायण पुत्र 
गोपीराम हर सात समभाग 1/36 भाग 
वासीदेह 
( 11 // 3 / 2 मिन ) 


संजीत सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह पुत्र 
रामसरूप वासीदेह ( ई 0 न 0 3447 ) 
( 11 // 4 ) 


[ फा . सं . NHAI / PIU - ROHTAK / UP - HRY - BDR / Land / 17-18 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th September , 2022 

S.O. 4626 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. No. 3973 ( E ) dated 23.08.2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 
3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH 334 B on the stretch of land from Km 0.00 to Km 45.07 in the district of SONIPAT in the state of 
HARYANA 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik Bhaskar " and " The 
Indian Express " both dated 27 August 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


4 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : HARYANA 

Sr. 
No .. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


∞ 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH 334 B in the 
stretch of land from from Km 0.00 to Km 45.07 in the district of SONIPAT in the state of HARYANA 


Survey 
Number 


2 


15 // 21 / 2 Min 


16 // 25 Min 


Taluk : Sonipat 

Village : Asawarpur ( 71 ) 


15 // 21 / 1 Min Private 


18 // 3 Min 


18 // 4 / 1 Min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


18 // 4 / 2 Min 


257 Min 


Village : Rai ( 69 ) 


District : SONIPAT 


11 // 3/2 Min 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Private 


Nature of 
Land 


4 


Non 
Agricultural 


Non 
Agricultural 


Non 

Agricultural 


Non 

Agricultural 


Non 


Agricultural 


Non 
Agricultural 


Non 
Agricultural 


Area in 
Hectare 


5 


0.0758802 


0.0682922 


0.0278227 


0.0480575 


0.0354108 


0.0505868 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


0.0252934 


Agricultural 0.1062323 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No : 

6 


Haryana Shehri Vikas Pradhikaran 
15 // 21 / 1 


Haryana Shehri Vikas Pradhikaran 
15 // 21 / 2 


Haryana Shehri Vikas Pradhikaran 
16 // 25 


Municipal Corporation Sonepat 
18 // 3 / 2 


Satpal s / o Kapurchand s / o Lekhram 1/4 
part Praveen Kumar s / o Pawan Kumar 
s / o Jagannath 1/2 part Mushtri Mrs. 
Meenu w / o Praveen Kumar 1/4 part 
Vasideh Mushtri 

18 // 4 / 1 / 2 


Madan Gopal s / o Mohanram s / o 
| Murarilal 3/4 part Pulkit Gupta s / o 
Praveen Kumar 1/16 part Mustri 
Praveen Kumar s / o Pawan Kumar s / o 
Jagannath 3/16 part Mushtriyan 
Mushtari 

18 // 4 / 2 


Haryana Shehri Vikas Pradhikaran 
257 


Balkishan , Ramesh Kumar , Nares 
Kumar s / o Badluram s / o Bharat Singh 
every three equal parts 1/6 bhag 
Mohan , Rajiv alias Rajesh S / o Charan 
Singh S / o Bharat Singh every two 
equal parts 1/6 part Vijay , Mukesh s / o 
Kartar Singh s / o Bharat Singh every 
two equal parts 1/6 part Mrs. Jaywanti 
Widow and Mrs. Anita daughter and 
Krishan , Rajiv , Sanjeev Putran Jile 
Singh s / o Sher Singh every five equal 
parts 5/36 parts Ashwini , Kapils s / o 
Anil s / o Jile Singh every two equal 
parts 1/36 parts Sandeep , Manoj Putran 
Chhatar Singh S / o Dariyav Singh every 
two equal parts 1/30 part Ankit s / o 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9 


11 // 4 Min 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agricultural 


TOTAL 


0.0607042 


0.4982801 


Rajendra s / o Dariyav Singh 1/30 part 
Neeraj , Yogesh s / o Jagwinder s / o 
Dariyav Singh every two equal parts 
1/30 part Ravindra , Rakesh Putran 
Gandhiram s / o Dariyav Singh every 
two equal parts 1/30 part Deepak , 
Harsh Putran Netram s / o Dariyav Singh 
every two equal parts 1/30 part Satbir , 
Rajbir son and Rajkanla , Rajbala 
daughters Gopiram s / o Shera every 
four equal parts 1/9 part Deepak , 
Sachin Putran Sukhbir s / o Gopi Ram 
every two equal parts 1/36 part Smt . 
Krishna Devi Widow and Manisha , 
Neeru , Pinky , Priya daughters and 
Ashish , Akshay Putran Shivnarayan s / o 
Gopiram every seven equal parts 1/36 
parts wasdeha 

11 // 3 / 2 Min 


Sanjit Singh s / o Samundr Singh s / o 
Ramsarup Wasideh ( Mutation no . 
3447 ) 
11 // 4 


5 


[ F. No. NHAI / PIU - ROHTAK / UP - HRY - BDR / Land / 17-18 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

2022.10.01 12:15:58 + 05'30 ' 


